निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 1001 ) 


17 अग्रहायण 1936 ( AO ) 
पटना , सोमवार, 8 दिसम्बर 2014 


निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 


अधिसूचनाएं 

5 दिसम्बर 2014 
सं0 15 / छोआ - नीति - 15 / 2012 संख्या - 3600 — राजस्व पर्षदीय अधिसूचना संख्या - 3599 दिनांक 05. 12. 
2014 द्वारा निर्गत अधिसूचना के क्रम में यह संसूचित किया जाता है कि संशोधित सुषव एवं संशोधित सुषव ग्रेड - | की 
निर्धारित बिक्री मूल्य क्रमशः 35 .00 रू0 एवं 35. 80 रू0 प्रति बल्क लीटर एवं चीनी मिलों के साथ सम्बद्ध आसवनियों 
द्वारा Captive Molasess से उत्पादित संशोधित सुषव एवं संशोधित सुषव ग्रेड -I की निर्धारित बिक्री मूल्य क्रमशः 
31.70 रूपये एवं 32.50 रूपये प्रति बल्क लीटर के बीच की अन्तर राशि उत्पाद प्रपत्र - 27 एवं 27 - क के 
अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विहित चालान के माधम से अग्रिम जमा करने के उपरान्त ही पारक निर्गत किया जायेगा । 

2. यह अधिसूचना राजस्व पर्षदीय अधिसूचना संख्या - 3599 दिनांक 05. 12.2014 द्वारा निर्गत अधिसूचना के 
साथ प्रभावी होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

संजय कुमार सिंह , 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1001-571 + 500-डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic .in 


